निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 वैशाख 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 375 ) पटना , बुधवार 25 अप्रील 2018 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

15 सितम्बर 2017 
सं० 7 / स्था0 - 4 - 04 / 2016 - सा0प्र0 - 11940 — महानिबंधक, उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक - 46792 
दिनांक 15. 07.2017 द्वारा व्यवहार न्यायालयों में पुराने लंबित महिला, बालक , विभिन्न जरूरतमंद व्यक्तियों, वरिष्ठ 
नागरिकों, समाज के उपेक्षित वर्गों एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन संबंधित मुकदमों के त्वरित निष्पादन हेतु गठित फास्ट ट्रैक 
न्यायालयों में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर जिला न्यायाधीश संवर्ग के कुल 8 ( आठ) सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की 
अधिसूचना संख्या -1037 दिनांक 27.01. 2017 में निहित शर्तों पर उपर्युक्त फास्ट ट्रैक न्यायालयों के पीठासीन 
पदाधिकारियों के पद पर पुनर्नियोजित कर निम्नांकित नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है: 


क्र० सं० 


पदस्थापन 


1 


नाम एवं पदनाम 

2 
श्री धीरेन्द्र कुमार पांडेय, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश । 
श्री हरि दयाल पटेल , सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश । 
श्री मो0 मुर्तुजा सिद्दिकी, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश । 
श्री पारस नाथ शर्मा, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश । 
श्री प्रभात शंकर सिन्हा, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश । 
श्री रमेश चन्द्र मिश्रा, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश । 


3 
___ 4 

5 
6 


भागलपुर 

सहरसा 
आरा ( भोजपुर ) 
मोतिहारी (पूर्वी चंपारण ) 

नवादा 
पूर्णियाँ 


बिहार गजट ( असाधारण ), 25 अप्रील 2018 


क्र0 सं0 


3 


___ 7 

8 


नाम एवं पदनाम 

पदस्थापन 
2 
श्री रविन्द्र मणि त्रिपाठी, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश । 

सासाराम 
श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश । । सीतामढ़ी 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

कन्हैया लाल साह , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 375 -57 1 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


